निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 637 ) 


2 पौष 1931 ( NO ) 
पटना, बुधवार , 23 दिसम्बर 2009 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

26 नवम्बर 2009 
सं० निग / सारा - 5 ( ग्रा०) - 1086 / 2000 - 13701 ( एस ) श्री रामानन्द राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता , 
पथ प्रमंडल , चतरा सम्प्रति निलंबित, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना को विभागीय 
अधिसूचना सं० 2842 (एस०) दिनांक 03 मई 2001 द्वारा निलंबित किया गया था । श्री राम की निलम्बन अवधि एक 
वर्ष से अधिक होने के फलस्वरूव विभागीय अधिसूचना सं० 14299 (एस०), दि० 11 नवम्बर 2008 के प्रभाव से 
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 के उप - नियम (1 ) के तहत 
देय जीवन निर्वाह भत्ता में 50 ( पचास ) प्रतिशत बढ़ोतरी का आदेश निर्गत किया गया था । 

श्री रामानन्द राम , कार्यपालक अभियंता (निलंबित ) द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर सम्यक समीक्षोपरांत पूर्व 
निर्गत अधिसूचना सं० 14299 ( एस० ), दि० 11 नवम्बर 2008 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए निम्न निर्णय 
लिया जाता है: 

1. इन्हें दिनांक 03 मई 2002 के प्रभाव से देय जीवन निर्वाह भत्ता में 50 ( पचास ) प्रतिशत की बढ़ोतरी की 
जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

श्यामानन्द चौधरी, 
उप - सचिव (निगरानी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 637 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


